निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 389 ) 


18 श्रावण 1934 ( NO ) 
पटना , वृहस्पतिवार, 9 अगस्त 2012 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


- - - - - - - 


अधिसूचना 

8 अगस्त 2012 
सं0 नि प्रा०/नि० 1 - 02/ 2011 - खंड/ 9307 जिला पदाधिकारी - सह -जिला निर्वाचन पदाधिकारी ( स० स० ) , पूर्वी 
चम्पारण , मोतिहारी के पत्रांक - 175 दिनांक 02. 08.2012 द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि आदापुर प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी 
सहयोग समिति के अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में अंचलाधिकारी - सह - निर्वाचन पदाधिकारी, आदापुर द्वारा 
अनियमित ढंग से 1627 व्यक्तियों का नाम बिना साक्ष्यों के परीक्षण के सम्मिलित कर लिया गया है , जो घोर अनियमितता का 
द्योतक है एवं निर्वाचन कार्य में खुले तौर पर बाधा डालने का कुत्सित प्रयास है। फलतः श्री अजय कुमार मिश्रा , 
अंचलाधिकारी , आदापुर को सभी सहकारी समितियों के निर्वाचन पदाधिकारी ( स० स० ) के कार्य से विमुक्त करते हुए 
अनुमंडल पदाधिकारी, रक्सौल को आदापुर प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन पदाधिकारी 
के रूप में नियुक्त किया जाता है । 

2. श्री मिश्रा को भविष्य में प्राधिकार द्वारा संचालित होने वाले किसी भी निर्वाचन कार्य में सम्मिलित नहीं किया 
जायेगा । 

आदेश से , 
एन0 एस0 माधवन , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 389 -571+ 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


